निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 कार्तिक 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 5 नवम्बर 2009 


( सं0 पटना 560) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

21 अक्तूबर 2009 
__ सं0 1 / रा. स्था .(2)नियुक्ति - 1 / 2009 सह. - 4647 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 47वीं संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता सेवा ( प्रशासनिक प्रभाग ) वर्ग - 2 ( समूह - र 
निबंधक, सहयोग समितियां के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के 
साथ वेतनमान रु0 6500 - 200 - 10500 ( औपबंधिक पुनरीक्षित वेतनमान रु0 9300 - 34800 ) में तथा राज्य सरकार 
द्वारा उसपर समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ के रूप 
में प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सामने स्तम्भ - 8 में अंकित कार्यालय में 
पदस्थापित किया जाता है । 


आरक्षण 


स 


क्र . | अभ्यर्थी का नाम एवं गृह जिला पत्राचार का पता संयुक्त जन्म 
पिता का नाम तथा 

मेघाक्रम । तिथि । 
स्थायी पता । 


कोटि । 


3 


5 


6 


7 


| 


पदस्थापन 
पद का 
कार्यालय 
एवं स्थान । 

8 
सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ, 
कटिहार । 


बाका 


38 


| 15.03. 78 


4 
द्वारा नन्दा सिंह 
लॉज, बाजार 
समिति रोड, न्यू 
बहादुरपुर , राजेन्द्र 
नगर, पटना - 16 । 


सामान्य 


2 

| 
श्री संजीव कुमार सिंह , 
पिता - श्री केदार प्रसाद 
सिंह, 
ग्राम - तेवाचक , 
मो . - जोठा, थाना - धोरैया , 
जिला - बांका । 

श्री बीरेन्द्र शर्मा, 
पिता - श्री रामलखन शर्मा, 
ग्राम - विधिपुर, पो . - करौटा, 
थाना - बख्तियारपुर, 
जिला - पटना । 


पटना 


___ 42 


07 .11. 69 


सामान्य 


मकान सं. - 133 , 
पुनीता रोड नं . - 5 , 
मजिस्ट्रेट कॉलोनी, 
पो . - आशियाना, 
पटना - 25 | 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ, 
बेगूसराय । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 नवम्बर 2009 


3 


60 


| 15.01.74 


पिछड़ा 


वर्ग 


सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ, 
भागलपुर । 
सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ , 
गया । 


4 


88 


05. 01. 70 


श्री धर्मनाथ प्रसाद , 

पवी यथा स्तंभ 

यथा स्तंभ - 2 में 
पिता श्री शिवजी प्रसाद, | 

अंकित । 
ग्रा .+ पो .- हुसैनी , 
जिला - पूर्वी चम्पारण , 
बिहार । 
मो . इरफान आलम , समस्तीपुर पोशाक ड्रेस 
पिता - श्री अबद्दूल जब्बार, 

मेकर, हाजी 
मुहल्ला - लोकनाथपुरगंज, 

मार्केट , सदर 
थाना – दलसिंहसराय, 

बाजार, 
जिला - समस्तीपुर, 

समस्तीपुर , 
बिहार । 

बिहार । 
श्री राज कुमार, 

छपरा | महाधिवक्ता 
पिता - श्री रणजीत कुमार, । ( सारण ) कार्यालय, उच्च 
रिविलगंज , बाजार, छपरा 

न्यायालय, पटना, 
( सारण) । 

बिहार । 


अत्यत 
पिछड़ा 


वर्ग 


01.03.78 


अत्यंत 
पिछड़ा 
वर्ग । 


6 


सिवान 


99 


02. 10. 74 


अत्यंत 
पिछड़ा 


श्री बाबू राजा, 
पिता - श्री जान मोहम्मद, 
ग्रा . + पो . - गोरेया कोठी, 
जिला -सिवान, बिहार । 


वर्ग । 


द्वारा श्री नदीम 
आजम, भारत 
प्रेस, उज्जैन 
टोला, पो . - बेतिया 
( प. चम्पारण ) । 
यथा स्तंभ 2 में । 
अंकित । 


सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ, 
मुंगेर । 
सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ, 
औरंगाबाद । 
सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ, 
मोतिहारी । 
सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ, 
दरभंगा । 


7 


| 


बक्सर । 


12.01. 78 


श्री वकारूत जमा, 
पिता - मो . शमसु जमा , 
हरिजी का हाता, 
डुमरांव,जिला - बक्सर , 
बिहार । 
श्री अरूण कुमार, 
पिता - श्री नुनेश्वर पंडित , 
ग्राम - सोनो, 
डाकघर - सोनो, 
थाना - सोनो, 
जिला - जमुई । 


अत्यत 
पिछड़ा 
वर्ग । 


जमुई । ग्राम सोनो । | 121 | 01.01. 68 अत्यत । 
( परियोजना), 

पिछड़ा 
बालिका उच्च 

वर्ग । 
विद्यालय के 
सामने , 
डाकघर - सोनो, 
जिला - जमुई, 

बिहार । 
नालदा एफ - 3, फेज - 1, | 131 | 11. 04. 76 पिछड़ा 
त्रिभुवन , गोपाल 

वर्ग की 
इन्क्लेव , नालंदा 

महिला । 
कॉलोनी, 
खाजपुरा, पटना । 


सुश्री संयुक्ता, 
पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद 
सिन्हा, ग्राम - जगदीशपुर , 
पो . - नीरपुर, 
थाना - नालंदा, 
जिला - नालंदा, बिहार । 


| सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ, 
मुजफ्फरपुर 
( पूर्वी) । 


___ 1. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अन्य प्रमाण - पत्रों की सम्पुष्टि में यदि कोई प्रतिकूल 
प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक 
विधिक कार्रवाई भी की जायेगी तथा भुगतान की गयी राशि, प्रशिक्षण पर हुए व्यय के साथ इनसे वसूलनीय होगी । 

2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि समान्यतः ( 2 ) दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता 
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रम के अनुसार होगा । 

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 
18 जनवरी 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा – पत्र प्रभार ग्रहण के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत 
करेंगे । 

4. परीक्ष्यमान अवधि में नवनियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी / जिला सहकारिता पदाधिकारी के 
मार्ग दर्शन में अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 नवम्बर 2009 


5. प्रत्येक नवनियुक्त अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है 
जिसे मूलरूप में ही प्रस्तुत कर भारत्यागी / जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्रभार ग्रहण करेंगे अन्यथा संबंधित 
भारत्यागी पदाधिकारी उन्हें प्रभार नहीं सौपेंगे । 

6. निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार, पटना के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा नियमावली के नियम - 37 के 
अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार सभी नवनियुक्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ प्रशिक्षण में 
रहेंगे और इसी दौरान अपने नियंत्री पदाधिकारी के अधीन सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए संबद्ध रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 560 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


